निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 15 


9 वैशाख , 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

29 अप्रील , 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों 
के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी ० , एम0 ए 0, एम 0एससी० , 
लॉ भाग-1 और 2 , एम ० बी ० बी ० एस ० , 
बी ० एस० ई ० , डीप ० - इन - एड 0 , एम 0एस0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 
छात्रवृत्ति प्रदान, आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-12 


भाग -9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-13 


2 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

17 अप्रील 2009 
सं ० ग्रा ०वि०-2 / स्था0-1-01 / 08-3058 — बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का 
स्थानांतरण / पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी / सहायक परियोजना पदाधिकारी के पद पर 
किया जाता है 

पदाधिकारी का 
क्र ० नाम / सेवा संवर्ग / 

नव पदस्थापन स्थान 

वर्तमान पदस्थापन 
सं ० कोटि क्रमांक / गृह 

( प्रखंड एवं जिला) 
जिला 


अधिसूचना संख्या 


2 


3 


4 


5 


1 

1 


3055 


2 


3056 


-- 


3 


3057 


श्री आजीव वत्सराज, सहायक परियोजना पदाधिकारी, अधिसूचना 

सं0-1083, 

दिनांक 
बि 0 प्र 0 से 0 1194/04 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 20.02.09 को विलोपित करते हुये 
पटना । सुपौल ( अधिसूचित प्रखंड विकास प्रखण्ड विकास 

पदाधिकारी , 
पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा ) ग्वालपाड़ा, मधेपुरा के पद 
पर 

पदस्थापित किया जाता है | 
श्री अभ्येन्द्र मोहन अधिसूचित प्रखंड 

विकास अधिसूचना सं०-1042, 

दिनांक 
सिंह, बि 0 प्र 0 से 0 पदाधिकारी , नावकोठी, बेगूसराय 20.02.09 को विलोपित करते हुये 
1492/04 सिवान 

प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
कोचाधामन , किशनगंज के पद पर 

पदस्थापित किया जाता है | 
श्री कलीमुद्दीन अहमद , प्रखंड विकास पदाधिकारी , अधिसूचना सं0-1033, दिनांक 
बि 0 प्र 0 से0 1205/04, नावकोठी, बेगूसराय ( अधिसूचित 20.02.09 को विलोपित किया जाता 
पूर्वी चम्पारण । प्रखंड विकास पदाधिकारी , है । 
कोचाधामन, किशनगंज ) 

श्री अहमद , 

प्रखंड विकास 
पदाधिकारी , नावकोठी, बेगूसराय के 

पद पर यथावत बने रहेगें | 
श्री राजेश चौधरी , सहायक परियोजना पदाधिकारी, अधिसूचना सं0-1978, दिनांक 
बि ० प्र ० से 0 1000/04, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, 21.03.09 को विलोपित किया जाता 
मुजफ्फरपुर | 

भागलुपर ( अधिसूचित प्रखंड है । 
विकास पदाधिकारी , ग्वालपाड़ा , 

श्री 

सहायक 
मधेपुरा ) 

परियोजना पदाधिकारी. जिला 


4 


3058 


चौधरी, 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


3 


क्र ० 


अधिसूचना संख्या 


पदाधिकारी का 
नाम / सेवा संवर्ग / 
कोटि क्रमांक / गृह 

जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन स्थान 
( प्रखंड एवं जिला) 


सं ० 


-- 


3 


4 


5 


N 


ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर 
के पद पर यथावत बने रहेगें | 


2. उक्त प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति / अनापत्ति संसूचित है । 

3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभास हो तो वर्तमान में 
निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व के अधिसूचना विलोपित की जाती है | 

4. स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी लोक सभा आम चुनाव को देखते हुए बगैर पारगमन काल का 
उपभोग किये अविलंब विरमित होकर अपने नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ह ० / -असपष्ट, 
सरकार के उप - सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचनाएं 

15 अप्रील 2009 
सं 0 ई2-2-24 / 2008-19-5088 – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं 0 2842 दिनांक 06.04.2009 द्वारा सेवा प्राप्त 
बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह ( कोटि क्रमांक -687 / 08) को उप निर्वाचन 
पदाधिकारी, मुख्यालय , निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 ई2-2-24 / 2008-20-5088 – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2842 दिनांक 06.04.2009 द्वारा सेवा प्राप्त 
बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री सुरेश प्रसाद साह (कोटि क्रमांक -534 / 08 ) को उप निर्वाचन 
पदाधिकारी, सिवान के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सुरेश प्रसाद साह का पदस्थापन सिवान में करते हुए उनको दिनांक 15.04.2009 एवं 16.04.2009 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , 
बिहार के कार्यालय में लोक सभा निर्वाचन, 2009 के निमित स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जाता है । दिनांक 16.04.2009 के पश्चात् श्री 
सुरेश प्रसाद साह , सिवान में योगदान करेंगे । 

सं 0 ई2-2-24 / 2008-21-5088 – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2842 दिनांक 06.04.2009 द्वारा सेवा प्राप्त 
बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन , ( कोटि क्रमांक -496 / 08 ) को उप 
निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन , का पदस्थापन किशनगंज में करते हुए उनको दिनांक 15.04.2009 एवं 16.04.2009 के लिए मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में लोक सभा निर्वाचन , 2009 के निमित स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त किया जाता है । दिनांक 16.04.2009 
के पश्चात् श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन , किशनगंज में योगदान करेंगे । 


4 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


सं 0 ई2-2-24 / 2008-22-5088 – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 2842 दिनांक 06.04.2009 द्वारा सेवा प्राप्त 
बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्रीमती नीलम चौधरी, ( कोटि क्रमांक 748/08) को उप निर्वाचन 
पदाधिकारी, मुख्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

उपर्युक्त चारों पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु सेवा सौंपने के प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है । 

स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना नव पदस्थापन स्थल पर योगदान 
देकर अधिसूचित पद का अविलम्ब पदभार ग्रहण करें । 

अधिसूचित किन्हीं उप निर्वाचन पदाधिकारी को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना निर्वाचन को छोड़कर अन्य 
किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 


राम कृष्ण प्रसाद, 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - सरकार के उप सचिव । 


कृषि विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 अप्रील 2009 
सं ० 13 / सू० को०-53 / 2008-1402 - कृ ० — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) एवं (2) तथा 
धारा -19(1 ) के प्रावधानों के तहत सूचना प्रकटन तथा एतद संबंधी अपीलीय मामलों के कार्यान्वयन हेतु श्री कृष्ण कुमार 
सिन्हा, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार , पटना को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में पदाभिहित किया जाता है । 

2. इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 6164 , दिनांक 29.08.08 को इस हद तक संशोधित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

दीपिका पड्डा, 
कृषि उत्पादन आयुक्त । 


13 अप्रील 2009 
सं ० 1 / ए ० जी०-38 / 08-1407 - कृ ० – श्रीमती दीपिका पड्डा ( भा ० प्र ० से ० ) कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, 
बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य बीज निगम लि ०, पटना का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा । 
3. इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश, इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामबृक्ष ठाकुर, 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


5 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

15 दिसम्बर 2008 
सं ० 2 स्था०-72 / 97-96 वि ० स ० — श्री तारणी प्रसाद यादव , अवर सचिव , बिहार विधान सभा को महालेखाकार कार्यालय , 
बिहार , पटना के पत्र संख्या- जी ० ई०-12 - बी ० एल ० ए०- XVII - 28-2116 , दिनांक 19.11.2008 के अनुसरण में तथा बिहार सेवा 
संहिता के नियम -230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक- 02.05.2008 से 04.05.2008 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति देने एवं 
सेवा संहिता के नियम -234 के तहत् दिनांक 05.05.2008 से 14.05.2008 तक रूपांतरित की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही सेवा 
संहिता के नियम 159 के अधीन दिनांक 01.05.2008 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


आदेश से , 
राधेश्याम झा , 


अवर सचिव । 


15 जनवरी 2009 
सं ० 1 स्था०-01 /09-79 वि ० स ० — बिहार विधान सभा सचिवालय के टंकक संवर्ग के पदाधिकारियों को बिहार सेवा 
संहिता के नियम 85 के अन्तर्गत निम्नांकित सारणी में उनके नाम के सामने स्तंभ -5 में अंकित तिथि से स्तंभ-6 में अंकित राशि 
वार्षिक वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत की जाती है तथा स्तंभ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन प्रतिमाह पाने की अनुमति दी जाती है : 
क्रम नाम एवं पदनाम 

वेतनमान गत वेतन वृद्धि वर्तमान वर्द्धित वर्द्धित 
सं ० 

की तिथि / वेतन वृद्धि 

राशि वेतन 
वेतन 

की तिथि 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


श्री सत्य नारायण प्रसाद , 


6500-200-10,500 / 


01.01.2008 


01.01.09 


200 / 


10,100 / 


अधीक्षक 


9900 


2 . 


6500-200-10,500 / 


01.01.2008 


01.01.09 


200 / 


10,100 / 


श्री रामविशुन सिंह , 
अधीक्षक 


9900 


आदेश से , 


रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


20 जनवरी 2009 
सं ० 1 स्था०-03/ 09-122 वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 - महा०-01 / 2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक -24. 
03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 
फलस्वरूप श्री सत्यनारायण प्रसाद , अधीक्षक ( टंकक संवर्ग ) बिहार विधान सभा सचिवालय , पटना को दिनांक -31.01.2009 के 
अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


22 जनवरी 2009 
सं ० 1 स्था०-02 /09-130 वि ० स ० — बिहार विधान सभा के च -लिपिक संवर्ग के निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तंभ -5 में अंकित तिथि से स्तंभ -6 में अंकित राशि बिहार सेवा संहिता के नियम-85 के 
अंतर्गत वार्षिक वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत करते हुए स्तंभ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन प्रतिमाह पाने की अनुमति दी जाती है : 

नाम एवं पदनाम 
क्रम 

वेतनमान गत वेतनवृद्धि 

वर्तमान वेतनवृद्धि वर्द्धित वर्द्धित वेतन 
सं ० 

की तिथि / वेतन 

की तिथि 

राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


01. 


श्री घनश्याम प्रसाद सिंह , 


6500-200-10,500/ 


01.01.2008 


01.01.2009 


200 / 


9300 / 


अधीक्षक 


9100 / 


02 . 


श्री विरेन्द्र सिंह , 


6500-200-10,500/ 


01.01.2008 


01.01.2009 


200 / 


9300 / 


अधीक्षक 


9100 / 


आदेश से , 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव। 


22 जनवरी 2009 
सं ० 2 स्था०-172 /08-145 वि ० स०- श्री सुखीलाल सुधांशु , अधीक्षक (टंकक संवर्ग) , बिहार विधान सभा सचिवालय , जो 
वेतनमान रु0 6500-200-10500 में प्रतिमाह रु 0 10,300 वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 
( क ) के अन्तर्गत दिनांक 18.11.2008 से 05.12.2008 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की जाती है तथा नियम -159 के तहत दिनांक 
06.12.2008 एवं 07.12.2008 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से . 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


, 


27 जनवरी 2009 
सं ० 2 स्था०-41/08-182 वि ० स० — श्री शारदा चरण झा , अवर सचिव ( निजी सहायक संवर्ग ) , बिहार विधान सभा 
सचिवालय , को महालेखाकार , बिहार , पटना के पत्रांक जी ०ई०-12 - बी ० एल ० ए०- XV - 8-2449 , दिनांक 17.02.2008 के आलोक में 
बिहार सेवा संहिता के नियम -230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 17.09.2008 से 26.09.2008 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 27.09.2008 से 28.09.2008 तक के सार्वजनिक छुट्टी उपभोग 
करने के साथ- साथ उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से . 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


7 


27 जनवरी 2009 
सं ० 2 स्था०-41 /08-187 वि ० स ० - श्री शारदा चरण झा , अवर सचिव (निजी सहायक संवर्ग) , बिहार विधान सभा 
सचिवालय , को महालेखाकार , बिहार, पटना के पत्रांक जी ० ई०-12- XV - B6A-8-2038 , दिनांक 07.11.2008 के आलोक में 
बिहार सेवा संहिता के नियम -230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 04.08.2008 से 08.08.2008 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 09.08.2008 से 10.08.2008 तक के सार्वजनिक छुट्टी उपभोग 
करने के साथ- साथ उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से , 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


27 जनवरी 2009 
सं ० 2 स्था०-94/08-177 वि ० स ० — श्री पृथ्वीराज गोंड़ , अवर सचिव (निजी सहायक संवर्ग) , बिहार विधान सभा 
सचिवालय , को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक जी ० ई०-12- B6A-XVI - 10-1996, दिनांक 30.10.2008 के आलोक में 
बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 11.08.2008 से 22.08.2008 तक उपार्जित छुट्टी स्वीकृत की 
जाती है तथा उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 23.08.2008 से 24.08.2008 तक के सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने के 
साथ - साथ उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से , 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


. 


30 जनवरी 2009 
सं ० 2 स्था०-15/09-227 वि ० स०— श्री कृष्ण कुमार , प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय , को महालेखाकार ( लेखा 
एवं हकदारी ) का कार्यालय , बिहार , पटना के पत्रांक जी ०ई०-12 - बी ० एल ० ए०-XVIII - 18-2106 , दिनांक 18.11.2008 के 
आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 16.06.2008 से 11.07.2008 तक उपार्जित अवकाश 
स्वीकृत की जाती है तथा उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 12.07.2008 से 13.07.2008 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग 
करने के साथ- साथ उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से , 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


5 फरवरी 2009 
सं ० 2 स्था०-02 / 06-263 वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवर्तित वित्त 
विभाग के संकल्प संख्या -3 / एम 2-5-1/ 99 खण्ड-1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 तथा महालेखाकार , बिहार , वीरचन्द पटेल 
पथ , पटना के ज्ञाप संख्या - जी ० ई०-12- बी ० एल ० ए०- XVII.19-2568 , दिनांक 06.01.2009 के आलोक में श्री परमानन्द प्रसाद 
सिंह , सेवानिवृत्त उप सचिव , बिहार विधान सभा, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2008 तक उनके कोष में संग्रहित 
300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य 
महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से 


राधेश्याम झा , 


अवर सचिव । 


8 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


( सं ० 2 स्था०-24 / 09-486 / वि ० स ० ) 

बिहार विधान - सभा सचिवालय 
सेवा में , 

महालेखाकार , बिहार 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

दिनांक -19 मार्च, 2009 ई ० । 
विषयः श्री सत्यनारायण प्रसाद , सेवानिवृत्त अधीक्षक ( टंकक संवर्ग) जो वेतन बैण्ड 9300-34,800/ - रू ० में 23,910/ - रू ० 

वेतन पाते थे, को दिनांक 31.01.2009 के अप० से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सभा सचिवालय के अधिसूचना 
संख्या 630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त विभाग के संकल्प संख्या 3 / एम ० 2-5-1/99 , खण्ड 1829 वि ० ( 2 ) , 
दिनांक 07.04.2005 के अनुसरण में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2009 के अप० तक संग्रहित कुल 300 ( तीन 
सौ ) दिनों की अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले नगद राशि एवं उक्त तिथि को प्रचलित दर पर अनुमान्य जीवनयापन 
भत्ता के समतुल्य राशि कुल अंके रु0 2,77,356 ( दो लाख सतहत्तर हजार तीन सौ छप्पन ) मात्र भुगतान की स्वीकृति के 

सम्बन्ध में । 
आदेश : स्वीकृत । 
2 यह प्रभार "2071 -पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 01 - असैनिक , 115 - छुट्टी नगदीकरण हितलाभ, 002 - अव्यवहृत 

उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय है। इसकी माँग संख्या -15 एवं विपत्र कोड 
संख्या -207101150002 है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


19 मार्च 2009 
सं ० 1 स्था०-55 / 09-497 वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 - महा०-01 / 2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 
24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में श्रीमती वीणा झा , प्रशाखा 
पदाधिकारी ( पुस्त० ) , बिहार विधान सभा सचिवालय को , 60 वर्ष की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2009 के 
अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव। 


झा , 


20 मार्च 2009 
सं ० 2 स्था०-89 / 08-510 वि ० स ० – श्रीमती वीणा प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्तकालय 

( पुस्तकालय शाखा) जो 
वेतनमान रु0 6500-200-10,500 में प्रतिमाह रु0 9100 वेतन पाती हैं , को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अंतर्गत 
दिनांक 24.12.2008 से 02.01.2009 तक रूपांतरित छुट्टी स्वीकृत की जाती है एवं उक्त संहिता के नियम 159 के अधीन 
दिनांक 03.01.2009 से 04.01.2009 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । 

आदेश से 
रामेश्वर प्रसाद चौधरी , 

अवर सचिव । 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


9 


26 मार्च 2009 
सं ० 1 स्था०-58/09-586 वि ० स० — वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3 ए - 7 - महा०-01/2005-1500 वि ० ( 2 ) , दिनांक 
24.03.2005 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499 , दिनांक 12.04.2005 के अनुसरण में श्री बैजू प्रसाद सिंह , उप 
सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को 60 वर्ष की आयु पूरी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2009 के अपराह्न से 
सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राधेश्याम झा , 


अवर सचिव । 


( 2 स्था०-24 / 09-607 / वि ० स ० ) 
बिहार विधान - सभा सचिवालय 


सेवा में , 


महालेखाकार , बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

दिनांक -31 मार्च, 2009 ई ० । 
श्री सत्यनारायण प्रसाद , सेवानिवृत्त अधीक्षक (टंकक संवर्ग) जो वेतन बैण्ड 9300-34,800/ - रू ० में 23,910/ - रू ० 


विषयः 


वेतन पाते थे, को दिनांक 31.01.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सभा सचिवालय के 


अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/ एम ० 2-5-1/99 , 


खण्ड -1829 वि ०( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 के अनुसरण में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2009 के अपराह्न 


तक संग्रहित कुल 300 ( तीन सौ ) दिनों की अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले नगद राशि एवं उक्त तिथि को 


प्रचलित दर पर अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के समतुल्य राशि कुल अंके रु0 2,77,356 ( दो लाख सतहत्तर हजार 


तीन सौ छप्पन ) मात्र भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 


आदेश : 


स्वीकृत । 


2 


यह प्रभार " 2071 -पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ , 01 - असैनिक , 115 - अवकाश नगदीकरण हितलाभ , 


0002 - अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि " शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय है । इसकी माँग संख्या -15 


। 


तथा विपत्र कोड संख्या 2071011150002 


3 


एतद् विषयक पूर्व में निर्गत पत्रांक 486, दिनांक 19.03.2009 को विखंडित किया जाता है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राधेश्याम झा , 


अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


24 फरवरी 2009 ई ० । 
सं ० 2 स्था०-72/97-388 वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारना प्रवर्तित 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3/ एम 2-5-1/99 खण्ड -1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 तथा महालेखाकार , बिहार , वीरचन्द 
पटेल पथ , पटना के ज्ञाप संख्या - जी ० ई०-12- बी ० एल ० ए०- XVII -28-2152 , दिनांक 21.11.2008 के आलोक में श्री तारणी 
प्रसाद यादव , सेवानिवृत्त अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2008 तक उनके कोष में 
संग्रहित 299 ( दो सौ निन्यानवे ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर 
अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 


राधेश्याम झा , 


अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

6-571 + 15 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


11 


बिहार - राज्यपाल 


भाग-2 
और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये 

विनियम, 

आदेश 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

30 मार्च 2009 
सं ० पुस्त०-17/2009-380 वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 258 के अधीन वर्ष 2009-2010 के लिए अध्यक्ष , बिहार विधान सभा 
की पुस्तकालय समिति का गठन निम्न प्रकार किया है 
1 . श्री कृष्णनंदन वर्मा ( क्षेत्र सं० 226 , मखदुमपुर) , 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री रामदास राय , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री सच्चिदानन्द यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्री अशोक कुमार सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री सत्य नारायण सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री प्रदीप कुमार जोशी , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . श्री सतीश चन्द्र दूबे, 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री कृष्णनंदन वर्मा, स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 
इस समिति का कार्यकाल 01 अप्रैल , 2009 से 31 मार्च, 2010 तक होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


पर्यटन निदेशालय 


शुद्धि - पत्र 

17 अप्रील 2009 
सं ० पर्य० / लो 0 सू० को0-01 / 06-545 – पर्यटन विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना 
संख्या 1062, दिनांक 3.08.2007 एवं शुद्धि - पत्र संख्या 1374 दिनांक 14.10.2008 के संबंध में कमांक -3 निम्नवत पढ़ा जाय । 
सहायक लोक सुचना पदाधिकारी- श्री आशीष कुमार, 

टंकक लिपिक , 
पर्यटन निदेशालय , बिहार, पटना । 

ह 0 / -अस्पष्ट, 
उप पर्यटन निदेशक ,बिहार, पटना । 


12 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

19 मार्च 2009 
सं 0 7 / स्था.1-9-2 / 08 का0-2000 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर 26 वीं न्यायिक सेवा 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय अधिसूचना सं0–9355 दिनांक 14.09.07 द्वारा असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि) के 
पद पर नियुक्त निम्ललिखित पदाधिकारियों का त्याग पत्र अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया 
जाता है कि उनके नियंत्री पदाधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि इनके पास कोई सरकारी राशि / सामग्री बाकी न 


हो 


: 


1 . श्री विद्याभूषण पांडेय (120 ) 
2. श्री हरिश्चन्द्र (162 ) 
3. श्री सौरभ सक्सेना (61 ) 
4 . श्री आलोक शर्मा (81 ) 
5. श्री अविनाश कुमार सिंह (236 ) 
6. श्रीमती अंजू कनौजिया ( 138 ) 
7. श्री वीरेन्द्र नाथ पांडेय ( 53 ) 
8. श्री रजनीश कुमार मिश्रा (14) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजवंश मणि सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 6-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 29 अप्रील 2009 


13 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 

21 अप्रील 2009 
सं ० के / कारा - रा 0 प0-25 / 08-2489 — श्री देवेन्द्र प्रसाद, अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा द्वारा विभागीय 
निर्देश की अवहेलसना कर गंभीर रूप से बीमार बंदियों की चिकित्सा में लापरवाही बरतने संबंधी कारा 
महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित आरोपों ( पूरक आरोप - पत्र प्रपत्र क संलग्न ) की जांच हेतु विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2.उक्त जांच विभागीय अधिसूचना सं 0 8544, दिनांक 14.8.2008 द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकार के द्वारा 
सम्पन्न होगा । 
3. शेष शर्ते यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मो 0 सउद, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ) 6-571 + 00 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


